शशा 
सत्र 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic .in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


ध्य प्रदेश 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 353 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 19 अगस्त 2019 - श्रावण 28 , शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2019 


क्र . 13802 - 230 - इक्कीस - अ ( प्रा . ). - मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अगस्त 2019 को 
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्द्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव . 


मध्यप्रदेश अधिनियम 
क्रमांक १६ सन् २०१९ 


मध्यप्रदेश गौ - भैंस वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम , २०१९ 


विषय - सूची. 


धाराएं 


अध्याय - एक 
प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. 
परिभाषाएं . 


२. 


705 


706 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


अध्याय - दो 
गौ - भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण 


mix 


3 


प्राधिकरण का गठन . 
प्राधिकरण का मुख्यालय. 
प्राधिकरण की बैठक . 
प्राधिकरण के कृत्य. 
प्राधिकरण के विशेषज्ञ तथा अन्य कार्मिक . 
प्राधिकरण की अधिकारिता एवं शक्तियां . 


; 


& 


अध्याय - तीन 
सीमन स्टेशन तथा सीमन बैंक का रजिस्ट्रीकरण एवं साण्डों तथा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान 

कार्यकर्ताओं का प्रमाणीकरण 


: 


१०. 
११ . 


م 


سد 


१४. 


१६. 


१७. 


सीमन स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण . 
सीमन बैंकों का रजिस्ट्रीकरण. 
साण्डों का प्रमाणीकरण . 
प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवा के लिए साण्डों का प्रमाण- पत्र . 
प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रमाण - पत्र. 
वीर्य के विक्रय का विनियमन. 
प्रमाण- पत्र की दूसरी प्रति जारी करना. 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र का प्रतिसंहरण . . 
अपील. 
निरीक्षण, तलाशी तथा अधिग्रहण करने की शक्ति. 
अभिलेखों का अनुरक्षण एवं प्रस्तुत किया जाना . 
निदेश देने की शक्ति . 
अधिनियम के उल्लंघन में आशंकित गौ -भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों को अवरूद्ध करने के लिए न्यायालयों को आवेदन 
करने की शक्ति. 
शास्तियां. 
अपराधों का संज्ञान. 
छूट . 


२० . 


२१ . 


२२. 


२४. 


अध्याय - चार 
प्रकीर्ण 


२५ . 
२६ . 
२७. 


मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला का प्रतिवेदन . 
सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण. 
प्रतिवेदन. 
प्राधिकरण के विशेषज्ञों , अधिकारियों तथा पदधारियों का लोक सेवक होना. 
अधिकारिता का वर्जन . 
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण . 
नियम बनाने की शक्ति . 
कठिनाइयां दूर करने की शक्ति . . 


२९ . 
३० . 


३२. 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2019 


706 ( 1 ) 


मध्यप्रदेश अधिनियम 
क्रमांक १६ सन् २०१९ 


मध्यप्रदेश गौ -भैंस वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम , २०१९ 


[ दिनांक १६ अगस्त , २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १९ अगस्त , 

२०१९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ] . 


मध्यप्रदेश राज्य में गौ - भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों , जिसमें प्रजनन साण्डों का उपयोग गौ -भैंस वंशीय वीर्य 

के उत्पादन , प्रसंस्करण, भंडारण , विक्रय तथा वितरण के लिए तथा गौ - भैंस वंश में कृत्रिम गर्भाधान तथा 
कोई अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सम्मिलित हैं , के विनियमन द्वारा गौ - भैंस वंश की आनुवंशिक अभिवृद्धि 
के लिए तथा उससे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियम . 


भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


अध्याय - एक 
प्रारंभिक 


१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौ - भैंस वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम, २०१९ है . 


संक्षिप्त नाम , 
विस्तार तथा प्रारंभ. 


( २) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है. 


( ३ ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी कि राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा नियत करे . 


२. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 


परिभाषाएं. 


( क ) 


" कृत्रिम गर्भाधान " से अभिप्रेत है, परिपक्व मादा जनन तंत्र में कृत्रिम साधनों द्वारा तरल या हिमीकृत 
या तरलीकृत गौ - भैंस वंश वीर्य निक्षेप करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक तथा प्रक्रिया; 


( ख ) 


" प्राधिकृत गर्भाधानकर्ता " से अभिप्रेत है , पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा सहायक या प्रशिक्षित 
कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, जिसे कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में , जैसी कि विहित की जाए, 
प्रमाणित किया जाए; 


( ग ) 


“ प्राधिकरण " से अभिप्रेत है , धारा ३ के अधीन गठित गौ -भैंस वंशीय प्रजनन प्राधिकरण ; 


( घ ) 


" गौ - भैंस वंशीय " से अभिप्रेत है, गौ और भैंस समूह का कोई पशु जैसे गौ, साण्ड, बछिया, भैंस , 
भैंस साण्ड तथा भैंस - बछिया ; 


( ङ) 


" गौ - भैंस वंशीय प्रजनक " से अभिप्रेत है, गौ - भैंस वंश प्रजनन क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई 
व्यक्ति या संगठन या फर्म या अभिकरण ; 


( च ) 


" गौ - भैंस वंशीय प्रजनन " से अभिप्रेत है, गौ - भैंस वंश प्रजनन क्रियाकलाप जिसमें गौ - भैंस वंश 
साण्डों के तरल या हिमीकृत या तरलीकृत वीर्य अथवा भ्रूण का उपयोग सम्मिलित है ; 


( छ ) 


" प्रजनन नीति " से अभिप्रेत है , राज्य में पशुधन, विशेष रूप से गौ - भैंस वंश के प्रजनन तथा विकास 
को प्रोन्नत करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अधिसूचित, गौ - भैंस वंश को सम्मिलित 
करते हुए पशुधन प्रजनन नीति ; 


706 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


" प्रमाणित साण्ड " से अभिप्रेत है, धारा ११ के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया किसी 
विनिर्दिष्ट नस्ल का कोई गौ -भैंस वंश साण्ड, जिसे वीर्य उत्पादन हेतु रखा गया हो और जो ऐसे 
मानकों को पूरा करता हो , जैसा कि विहित किया जाए । 


" अध्यक्ष " से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का अध्यक्ष; 


___ " भ्रूण " से अभिप्रेत है , ताजे अथवा निम्नताप परिरक्षित (क्रयोप्रिजर्ल्ड स्टेट ) अवस्था में गौ - भैंस 

वंश वीर्य द्वारा मादा अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप कृत्रिम परिवेशीय अथवा प्राकृतिक रूप 
में विकसित विकास की प्रारंभिक अवस्था ( ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक ) ; 


" विशेषज्ञ " से अभिप्रेत है कोई विशेषज्ञ, जो ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करता हो , जैसी कि प्राधिकरण 
द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ; 


बबल 


" राज्य सरकार " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य की सरकार ; 


" मिथ्या छापवाला वीर्य " से अभिप्रेत है , ऐसा वीर्य जिसका डी . एन. ए. प्रोफाइल सीमन बैंक के 
अभिलेख में वर्णित अथवा वीर्य स्ट्रा पर मुद्रित साण्ड के डी . एन. ए. प्रोफाइल से समरूप न हो ; 


" वंशावली " से अभिप्रेत है, साण्ड या मादा की वंशावली की जानकारी दर्शाने वाला पैतृक क्रम 
( अवजनन का अभिलेख ) ; 


" परिसर " से अभिप्रेत है, कोई स्थान, भूमि, अहाता, भवन या कोई अन्य स्थान जो वीर्य के उत्पादन , 
प्रसंस्करण , भंडारण , परिवहन, वितरण, व्यापार अथवा उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है । 


__ "विहित से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ; 


( थ ) . " मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला " से अभिप्रेत है, प्राधिकरण द्वारा सम्यकरूप से प्राधिकृत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, 

राज्य स्तर की रोग नैदानिक प्रयोगशाला या कोई निजी और राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला ; 


" रजिस्ट्रार " से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का रजिस्ट्रार ; 


" वीर्य " से अभिप्रेत है , गौ साण्ड या भैंस साण्ड का किसी भी रूप में वीर्य अथवा 
सैक्सड सीमन; 


" सीमन बैंक " से अभिप्रेत है, परिसर जहाँ गौ -भैंस वंशीय वीर्य को व्यापार या वितरण के लिए . 
संग्रहीत किया जाता है । 


" सीमन स्टेशन " से अभिप्रेत है, परिसर जहाँ गौ -भैंस वंश वीर्य के उत्पादन , प्रसंस्करण और भंडारण 
के लिए अवस्था की गई है । 


" सेवाओं " से अभिप्रेत है, गौ - भैंस वंश प्रजनन की कोई सेवाएं , जैसी कि राज्य सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट की जाएं ; 


" अवमानक वीर्य " से अभिप्रेत है , ताजा अथवा हिमीकृत , किसी भी अवस्था में वीर्य, जो ऐसे मानक 
का न हो, जैसा कि विहित किया जाए; 


( भ ) 


" पशु चिकित्सक " से अभिप्रेत है, भारतीय पशु - चिकित्सा परिषद् अधिनियम , १९८४ ( केन्द्रीय 
अधिनियम, १९८४ का ५२ ) में यथा परिभाषित कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


706 ( 3) 


अध्याय - दो 
गौ - भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण 


का 


३. ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक प्राधिकरण गठित करेगी, जो गौ - भैंस वंशी पशु प्रजनन प्राधिकरण 
प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा. 

गठन . 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


( २) प्राधिकरण में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात् : 
( क ) भारसाधक सचिव, पशुपालन विभाग. 
( ख ) संचालक , पशुपालन , मध्यप्रदेश . 
( ग ) प्रबंधक संचालक , मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं 

कुक्कुट विकास निगम. 
( घ ) प्रतिनिधि ( सहायक आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी 

का ), पशुपालन , डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि 

एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार . 
( ङ ) संचालक, अनुसंधान या उसका प्रतिनधि जो प्राध्यापक 

या मुख्य वैज्ञानिक , पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , 
जबलपुर से अनिम्न श्रेणी का हो . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


एक विख्यात पशु चिकित्सक जो वीर्य उत्पादन में अनुभवी 
हो , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा . 


सदस्य 


मध्यप्रदेश राज्य से एक विख्यात गौ - भैंस वंशीय प्रजनक , 
जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. 


( ज ) 


रजिस्ट्रार 


एक पशु चिकित्सक जो उप संचालक , पशुपालन विभाग , 
मध्यप्रदेश से अनिम्न श्रेणी का हो , राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्दिष्ट किया जाएगा . 


( ३ ) प्राधिकरण के कार्यकलाप रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधित तथा प्रशासित किए जाएंगे. 


( ४) प्राधिकरण, नौ से अनधिक सदस्यों से मिलाकर विशेषज्ञों का एक परामर्शी पैनल गठित करेगा. विशेषज्ञों 
के पैनल में से, प्राधिकरण तीन सदस्यों से अनधिक की एक समिति बनाएगा, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जैसा 
कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो . ऐसी समिति के सदस्य ऐसे मानदेय , यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे, जैसे 
कि विहित किए जाएं. 


४. प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में होगा. 


प्राधिकरण का 
मुख्यालय. 


५. ( १ ) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर , जैसा कि रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे, बैठक प्राधिकरण की 
करेगा और ऐसी बैठकों में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी कि विहित बैठक. 


की जाए. 


( २ ) बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति , अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए चार सदस्यों 
. से होगी. 


706 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


प्राधिकरण के कृत्य. 


६. प्राधिकरण के कृत्य निम्नानुसार होंगे: 


( क ) 


मध्यप्रदेश राज्य में प्रजनन नीति और सेवाओं को बनाना तथा कार्यान्वित करना; 


मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या 
भ्रूण के उत्पादन, भंडारण, विक्रय तथा उपयोग को विनियमित करना; 


वीर्य के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले गौ - भैंस वंशीय प्रजनन साण्डों को प्रमाणित करना, 
जो ऐसे मानकों को पूरा करते हों , जैसे कि विहित किए जाएं ; 


अध्याय तीन में अधिकथित उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में सीमन स्टेशनों को रजिस्टर करना; 


मध्यप्रदेश राज्य में सीमन बैंकों को रजिस्टर करना ; 


मध्यप्रदेश राज्य में गौ - भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलाप उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम . 
गर्भाधान कार्यकर्ताओं ( ग्रामीण भारत के लिए बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी, गौसेवक , 
गोपालों) को ऐसे समुचित मानक तथा प्रवृत्त प्रक्रियाएं जैसी कि विहित की जाएं , के माध्यम से , 
प्रमाणित करना; 
गौ -भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जैसा कि विहित किया जाए. 


( छ ) 


प्राधिकरण के 

७. प्राधिकरण, उसके कर्तव्यों का निर्वहन पशुपालन विभाग और / या मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 
विशेषज्ञ तथा अन्य के कर्मचारिवृंद के माध्यम से करेगा. यदि अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए वह आवश्यक समझता है, तो वह 
कार्मिक. 

आउटसोर्स से या ऐसी योग्यता तथा अनुभव रखने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को ऐसी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर 
भी ले सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए. 


प्राधिकरण की ८ ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, गौ - भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों के संबंध में , 
अधिकारिता एवं प्राधिकरण की अधिकारिता मध्यप्रदेश राज्य पर होगी. 
शक्तियां. 

( २ ) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन हेतु, प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त 
किसी अधिकारी को किसी सीमन स्टेशन, सीमन बैंक या गौ - भैंस वंशीय प्रजनन क्रियाकलापों में लगे हुए संबंधित व्यक्ति 
से कोई अपेक्षित जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी. 


( ३ ) प्राधिकरण को , किसी परिसर के प्रभारी किसी व्यक्ति को , जहाँ गौ -भैंस वंशीय प्रजनन से संबंधित कोई 
क्रियाकलाप किए जाते हैं या जो उसके अभिमत में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों 
का उल्लंघन कर रहा है, निदेश देने की शक्ति होगी, कि ऐसी जानकारी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करे, जैसा कि विहित किया 
जाए. 


अध्याय - तीन 
सीमन स्टेशन तथा सीमन बैंकों का रजिस्ट्रीकरण एवं साण्डों तथा प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान 

कार्यकर्ताओं का प्रमाणीकरण 


सीमन स्टेशन का 
रजिस्ट्रीकरण. 


___ ९. ( १) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति ( इसमें सम्मिलित हैं कोई फर्म, लिमिटेड 
लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एलएलपी ), कम्पनी, उत्पादक कम्पनी , संस्था, गैर - सरकारी संगठन, प्रजनक संघ, न्यास , केन्द्र 
या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी सोसायटी या कोई अन्य अभिकरण ) प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र 
अभिप्राप्त किए बिना कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन डोज़ के उत्पादन तथा भंडारण के लिए या भ्रूण के उत्पादन और 
अंतरण के लिए, किसी सीमन स्टेशन की स्थापना और संचालन नहीं करेगा. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


706 ( 5 ) 


( २) कोई व्यक्ति जो नवीन सीमन स्टेशन की स्थापना और संचालन करने की वांछा रखता है , वह रजिस्ट्रीकरण 
या उसके नवीनीकरण के लिए ऐसे प्ररूप में , ऐसी फीस के साथ जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा. 


( ३ ) विद्यमान सीमन स्टेशन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण का 
प्रमाण - पत्र प्रदान किए जाने हेतु ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, प्राधिकरण को आवेदन 
करेंगे . वे वीर्य के वर्तमान स्टॉक की घोषणा भी ऐसे अन्य ब्यौरे के साथ करेंगे, जैसा कि विहित प्ररूप में अपेक्षित हो. . 


( ४ ) आवेदक , जो नया सीमन स्टेशन स्थापित करने या विद्यमान सीमन स्टेशन को जारी रखने का आशय रखते 
हैं , आवेदन प्ररूप, विहित फीस के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे, जो उपधारा ( ६ ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने 
हेतु रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण- पत्र जारी करेगा. रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण- पत्र एक वर्ष कालावधि के लिए 
विधिमान्य होगा. आवेदक द्वारा लिखित में अनुरोध किए जाने पर छह मास की कालावधि के लिए इसका विस्तार किया 
जा सकेगा. प्राधिकरण , विस्तारण की स्थिति के संबंध में एक माह के भीतर जवाब देगा . 


( ५ ) किसी नवीन सीमन स्टेशन या विद्यमान सीमन स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण- पत्र प्रदान किए जाने 
हेतु , आवेदक , उपरोक्त एक वर्ष या छह मास की बढ़ाई गई कालावधि , जो भी लागू हो , के भीतर निरीक्षण के लिए 
प्राधिकरण को लिखित अनुरोध करेगा. प्राधिकरण, तदुपरि ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शी पैनल से विशेषज्ञों की एक 
समिति भेजेगा. 


( ६ ) प्राधिकरण, उसका समाधान करने के पश्चात् कि 


( क ) 


सीमन स्टेशन, 


( एक ) 


वर्तमान समय में गौ - भैंस वंश साण्डों के लिए ऐसा परिसर है , जैसा कि प्राधिकरण या भारत 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; 


( दो ) 


साण्डों के पालन - पोषण और आवास के लिए तथा सीमन डोज के भंडारण, प्रसंस्करण , गुणवत्ता 
नियंत्रण, भंडारण , वितरण तथा संगरोध के लिए ऐसा परिसर है , जैसा कि प्राधिकरण या भारत 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, और 


( तीन ) सीमन डोज के भंडारण के लिए ऐसा परिसर है, जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा 

विनिर्दिष्ट किया जाए । 


( ख ) 


सीमन डोज़ के उत्पादन के लिए सीमन स्टेशन में उपयोग किया गया प्रत्येक साण्ड : 


( एक ) प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा उन परीक्षणों में जैसे कि विनिर्दिष्ट किए जाएं निगेटिव पाया 

गया, अर्थात् : 


( अ) 


किसी क्वारेनटाइन स्टेशन में इसके प्रवेश के पूर्व ; 


( ब ) 


किसी क्वारेनटाइन स्टेशन में क्वारेनटाइन कालावधि के दौरान ; 


पालन - पोषण स्टेशन में पालन - पोषण के दौरान; और 


( द ) 


सीमन स्टेशन में ; 


706 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


( दो ) 


नस्ल की नस्ल विशेषताओं के अनुरूप हो और मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न लक्षणों 
के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करता हो , जैसा कि प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाए और समय - समय पर उपांतरित तथा अधिसूचित किया जाए. 


( ग ) 


सीमन स्टेशन, उस साण्ड का सही ब्यौरे संधारित करेगा जिसकी सीमन डोज का उत्पादन, भंडारण , 
विक्रय, वितरण किया जा सकता है या कृत्रिम गर्भाधान के लिए वितरित करने हेतु ऐसे प्ररूप में , 
जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तावित किया जा सकता है , 


सीमन स्टेशन का नाम व पता, सीमन स्टेशन की रजिस्ट्रीकरण संख्या, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग किए 

जाने वाले प्रमाणित साण्डों की विशिष्ट पहचान संख्या, सीमन स्टेशन के प्रभारी का नाम और ऐसे 
निबंधन तथा शर्ते, जो उचित हों , स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए नए सीमन स्टेशन या विद्यमान 
सीमन स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र प्रदान करेगा. 


( ७ ) इस धारा के अधीन सीमन स्टेशन को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र इसके जारी होने की तारीख 
से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक कालावधि के लिए विधिमान्य होगा. 


( ८ ) सीमन स्टेशन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व ऐसी फीस के साथ ऐसे 
प्ररूप में , जैसा कि विहित किया जाए, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन करेगा. आवेदन प्राप्ति के 
दिनांक से तीन मास के भीतर , प्राधिकरण स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र के संबंध में उप - धारा 
( ६ ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के दृढ़ता से पालन के साथ, दो वर्ष की और कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण 
करेगा. यदि नवीकरण प्रमाण - पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो अनुमोदन तद्नुसार लिया गया समझा 
जाएगा, जब तक कि अन्यथा संसूचित न किया गया हो . 


( ९ ) किसी नए गौ - भैंस वंशी साण्ड को जो वीर्य उत्पादन के लिए मानक रखता है , प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन 
एवं आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना वीर्य उत्पादन के लिए सीमन स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रमाणित साण्डों 
की मृत्यु या मारे जाने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी . 


( १० ) प्राधिकरण , आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने तथा लिखित में कारणों को अभिलिखित किए जाने 
के पश्चात् , रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण - पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा. 


) प्राधिकरण , रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु जब और 
जैसा चाहे किंतु एक वर्ष में कम से कम एक बार , सीमन स्टेशन के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भेजेगा. 


सीमन बैंकों का 
रजिस्ट्रीकरण. 


१०. ( १ ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तथा से, कोई भी व्यक्ति (किसी फर्म , लिमिटेड 
लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एल एल पी ) कंपनी, उत्पादक कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन, प्रजनक संघ , न्यास , केन्द्र 
या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी समिति या किसी अन्य अभिकरण को सम्मिलित करते हुए ) प्राधिकरण से 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र अभिप्राप्त करे बिना सीमन बैंक को स्थापित और संचालित नहीं करेगा. 


( २) उपधारा ( १ ) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी 
कि विहित की जाएं , जारी किया जाएगा. 


का 


साण्डों 
प्रमाणीकरण . 


११ . ( १ ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ही कोई भी नया साण्ड , सीमन स्टेशन , प्राधिकरण द्वारा 
प्रमाणित किए जाने के सिवाय किसी गौ -भैंस वंश साण्ड से वीर्य उत्पादन निष्पादित नहीं करेगा. 


( २ ) साण्डों को , प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं , 
प्रमाणित किया जाएगा. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


706 ( 7) 


( ३ ) प्राधिकरण , प्रत्येक प्रमाणित साण्ड के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाएगा तथा सीमन स्टेशनों के लिए 
प्रमाणित साण्डों की यह विशिष्ट पहचान संख्या, सुरक्षित तथा स्थायी रूप से लेना अनिवार्य होगा. 


१२ . ( १ ) राज्य सरकार, राजपत्र में , अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत सेवा या प्रजनन सेवा के लिए प्रयोग किये जाने प्राकृतिक सेवा या 
वाले प्रजनन साण्डों के प्रमाण- पत्र की अपेक्षा कर सकेगी. 

प्रजनन सेवा के 
लिए साण्डों का 

प्रमाण- पत्र . 
( २ ) उपधारा ( १ ) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को तथा से कोई भी व्यक्ति (किसी फर्म, 
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ( एल एल पी ) कंपनी, उत्पादक कंपनी, संस्था, गैर सरकारी संगठन , प्रजनक संघ, न्यास , 
केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी समिति , ग्राम पंचायत या किसी अन्य अभिकरण को सम्मिलित करते हुए ) 
प्राधिकरण से प्रमाणित साण्ड की प्राप्ति तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र की प्राप्ति के बिना किसी भी रूप में प्राकृतिक 
सेवा या प्रजनन सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रजनन साण्ड नहीं रखेगा. 


( ३ ) उपधारा ( २) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी 
कि विहित की जाएं, जारी किया जाएगा. 


१३. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि प्रशिक्षित कृत्रिम 
विहित की जाएं, प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा. 

गर्भाधान 
कार्यकर्ताओं को 
प्रमाण - पत्र . 


१४. ( १ ) कोई भी , वीर्य या भ्रूण को , उस व्यक्ति जिसे कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाए, से भिन्न किसी वीर्य के विक्रय का 
व्यक्ति को नहीं बेचेगा , या वितरित नहीं करेगा या दान नहीं करेगा या स्थानांतरित नहीं करेगा या भंडारण नहीं करेगा विनियमन. 
या परिवहन नहीं करेगा . 


( २) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर उत्पादित किए गये वीर्य या भ्रूण को मंजूरी की ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं , प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय मध्यप्रदेश राज्य में कृत्रिम गर्भाधान 
हेतु विक्रय किए जाने, वितरित किए जाने या दान किए जाने या भंडारण किए जाने या परिवहन किए जाने के लिए 
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा . 


( ३ ) मंजूरी की ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं , प्राधिकरण के 
पूर्व अनुमोदन के सिवाय, वीर्य या भ्रूण को मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए किसी अन्य देश से आयात नहीं किया 
जाएगा. 


१५ . इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र विरूपित हो जाने, प्रमाण - पत्र की 
खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में , प्राधिकरण , समाधान हो जाने के पश्चात् ऐसी फीस के संदाय पर जैसी की विहित दूसरी प्रति जारी 
की जाए, आवेदक को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा. 

करना. 


१६. यदि प्राधिकरण का इस निमित्त बनाए गए निर्देश पर या प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति के जांच रजिस्ट्रीकरण 
प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा समाधान हो जाता है , कि 

प्रमाण - पत्र का 

प्रतिसंहरण. 
( क ) . इस अधिनियम के अधीन सीमन स्टेशन को इसके द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 

दुर्व्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त किया गया है ; या 


( ख ) 


रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक बिना युक्तियुक्त कारण के ऐसी शर्तों और निबंधनों का अनुपानल करने 
में असफल रहता है जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या इस अधिनियम 
के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या ऐसी शर्तों का जैसी की विहित की जाएं , अनुपालन 
नहीं किया गया है , 


706 ( 8 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


तब किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र 

धारक दायी हो सकेगा, प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक को कारण बताओ का अवसर देने 
के पश्चात , कर सकेगा 


( एक ) 


जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण प्रदान करते समय या धारा ९ के अधीन इस 
अधिनियम के अधीन कोई शर्ते किसी व्यक्ति पर अधिरोपित की गई हैं और ऐसा व्यक्ति ऐसी 
शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण , ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर 
देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण प्रतिसंहृत करेगा और ऐसे व्यक्ति के 
विरूद्ध ऐसे कदम उठाएगा, जैसे कि विहित किए जाएं ; या 


( दो ) 


जब तक कि , प्रमाणपत्र धारक , प्राधिकरण के समाधान हेतु समस्त अपेक्षित शर्तों का अनुपालन 
नहीं कर देता, तब तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण निलंबित रखेगा, या .. 


( तीन ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक से वचनबंध लेगा. 


अपील . 


१७. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इंकार 
करने या नवीकरण को प्रतिसंह्यत करने या निलंबित करने के प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति , अपील 
प्राधिकरण , जो पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक मन्त्री होगा, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा. 


( २ ) अपील प्राधिकरण , आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, यथासंभव शीघ्रता के । 
साथ, किन्तु तीन मास के भीतर अपील का विनिश्चिय करेगा. 


निरीक्षण, तलाशी 
तथा अभिग्रहण 
करने की शक्ति . 


१८. ( १ ) प्राधिकरण या विशेषज्ञों की समिति के सदस्य या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य 
अधिकारी जो पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का हो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों 
तथा निबंधनों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से , या निरीक्षण 
और जांच के प्रयोजन हेतु 


( क ) 


किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा या तलाशी संचालित 
कर सकेगा, जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन 
में कोई क्रियाकलाप जारी है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों 
का कोई उल्लंघन है या प्रमाणपत्र धारक , इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण 
प्रमाण - पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अतिक्रमण में क्रियाकलाप कर रहा है । 


( ख ) किसी सीमन स्टेशन के परिसर से वीर्य उत्पादन में उपयोग किया गया वीर्य का नमूना, रक्त या कोई 

अन्य पदार्थ संग्रह कर सकेगा और मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से ऐसे नमूने विश्लेषित करा सकेगा. 
वीर्य के समस्त स्टाक जो कि अप्रमाणित साण्ड के हैं , तत्काल नष्ट किए जाएंगे और वीर्य प्रसंस्करण 

उपस्कर मुहरबंद किए जाएंगे . 
( २) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ ( १९७४ का २) के उपबंध, यथाशक्य , 
उपधारा ( १) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे . 


अभिलेखों का १९ . ( १ ) प्रत्येक व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है अपने कारबार के 
अनुरक्षण एवं प्रस्तुत संव्यवहार से संबंधित ऐसी पुस्तकों, लेखाओं एवं अभिलेखों को ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा, जैसा कि विहित किया जाए. 
किया जाना. 

( २ ) प्रत्येक व्यक्ति जो , सीमन स्टेशन या सीमन बैंक के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है , सीमन 
स्टेशन या सीमन बैंक के संबंध में , ऐसे प्ररूप में , जैसा कि विहित किया जाए और प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित नए 
साण्ड जिनका वीर्य उपयोग के लिये रखा जाना है , के संबंध में , ऐसे प्ररूप में , जैसा कि विहित किया जाए, वार्षिक 
या एक समय अंतराल विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन, दो प्रतियों में , प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2019 


706 ( 9 ) 


२०. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी , परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों और किसी अन्य निदेश देने की 
निदेश , जो कि राज्य सरकार इस निमित्त दे, के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण , इस अधिनियम के अधीन, अपनी शक्तियों शक्ति. 
को प्रयोग में लाते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, किसी व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में 
कोई निदेश जारी कर सकेगा और यथास्थिति , ऐसा व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए 
आबद्ध होगा. इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति में 


( एक ) गौ -भैंस वंश प्रजनन से संबंधित कोई प्रचालन , प्रक्रिया या क्रियाकलाप की समाप्ति , प्रतिषेध या 

विनियमन; या 


( दो ) 


विद्युत् , जल या कोई अन्य सेवा के प्रदाय के रोके जाने या विनियमन , 


सम्मिलित होगा. 


२१. ( १ ) जहां प्राधिकरण द्वारा आशंका की जाती है कि कोई व्यक्ति , फर्म, कंपनी या गैर - सरकारी संगठन इस अधिनियम अधिनियम के 
के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में गौ - भैंस वंश प्रजनन सेवाओं या व्यापार और वीर्य या भ्रूण के प्रदाय उल्लंघन में 
में लगा हुआ है, तो प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उक्त क्रियाकलाप के क्रियान्वयन से उक्त व्यक्ति को 

आशंकित गौ - भैंस 

वंश प्रजनन 
अवरूद्ध करने के लिये प्रथम वर्ग न्यायिक मजस्ट्रेिट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा. 

क्रियाकलापों को 

अवरूद्ध करने के 
( २ ) उपधारा ( १ ) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर , न्यायालय, उक्त क्रियाकलाप के क्रियान्वयन से किसी ऐसे व्यक्ति लिए न्यायालयों को 
को अवरूद्ध करने के लिये आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह आवेदन करने की : 

शक्ति . 
उचित समझे. 


२२. ( १ ) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण शास्तियां . 
करता है , एक लाख रुपए तक के जुर्माने से या एक वर्ष तक के कठोर कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा. 


( २ ) इस प्रकार अधिरोपित किया गया जुर्माना, संबंधित व्यक्ति से भू - राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा. 


२३. ( १ ) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपराधों का संज्ञान, 
किए गए परिवाद के सिवाय की गई शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा. 


( २ ) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण 
नहीं करेगा. 


( ३ ) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन प्राधिकरण द्वारा उसकी इस निमित्त प्राधिकृत 
किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा. 


- २४. यदि राज्य सरकार की यह राय है कि अधिनियम या उसके अधीन बाये गए नियमों के उपबंधों से कतिपय प्रकरणों छूट . 
में छूट मंजूर किया जाना जनहित में है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर के ऐसा कर सकेगी. 


अध्याय चार 
प्रकीर्ण 


२५ . मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किए गए प्रतिवेदन से तात्पर्यित किसी दस्तावेज का , इस अधिनियम मान्यताप्राप्त 

प्रयोगशाला का 
के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा. 

प्रतिवेदन . 


२६. समस्त स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण को ऐसी मदद तथा सहायता देंगे और ऐसी जानकारी प्रेषित करेंगे जैसी कि सहायता करने के 
उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए वह अपेक्षा करें और तलाशी अभिलेखों या दस्तावेजों के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये उपलब्ध लिए स्थानीय 
कराएंगे, जैसा कि आवश्यक हो . 

प्राधिकरण. 


706 ( 10) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2019 


प्रतिवेदन . 


२७. प्राधिकरण, अपनी निधियों, क्रियाकलापों तथा नीतियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर यथा अपेक्षित 
तलाशी प्रतिवेदन, आंकड़े और अन्य जानकारियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा. 


प्राधिकरण के 
विशेषज्ञों , 
अधिकारियों तथा 
पदधारियों का 
लोक सेवक होना. 


२८. प्राधिकरण के समस्त विशेषज्ञ, अधिकारी तथा पदधारी जब इस अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अधीन बनाए गए 
नियमों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने के लिये तात्पर्यित हों , तब भारतीय दंड संहिता ( १८६० 
का४५ ) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे. 


अधिकारिता का 
वर्जन . 


२९. किसी सिविल न्यायालय को , किसी ऐसे मामले में , जिसके संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण 
को इस अधिनियम द्वारा संज्ञान लेने के लिये सशक्त किया गया है , कोई अधिकारिता नहीं होगी. 


सद्भावपूर्वक की ३० . इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक और जनहित में की गई या की 
गई कार्रवाई का जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये प्राधिकरण के किसी सदस्य , अधिकारी या पदधारियों के विरूद्ध कोई वाद या अन्य 
संरक्षण. 

विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी. 


नियम बनाने की 
शक्ति . 


३१. (१ ) राज्य सरकार, राजपत्र में , अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगी. 


( २ ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र राज्य विधान सभा 
के समक्ष रखा जाएगा. 


कठिनाइयां दूर करने 
की शक्ति . . 


३२.( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार , राजपत्र 
में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों , जो कठिनाई को दूर करने 
के लिये आवश्यक प्रतीत हों . 


( २ ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर 
सकेगी जैसा वह उचित समझे. 


भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2019 


क्र . 13802 - 230 - इक्कीस - अ ( प्रा .) - अधि. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश गौ -भैंस 
वंश प्रजनन विनियमन अधिनियम, 2019 ( क्रमांक 16 सन् 2019 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव . 


FEZYGT 17547 , farlich 19 37 767 2019 


706 (11) 


MADHYA PRADESH ACT 

NO . 16 OF 2019 


THE MADHYA PRADESH GAU -BHAINS VANSH PRAJNAN 

VINIYAMAN ADHINIYAM , 2019 


TABLE OF CONTENTS 


Sections 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 
Short title, extent and commencement. 


1 . 


Definitions. 


CHAPTER II 


BOVINE BREEDING AUTHORITY 


Constitution of the Authority . 
Headquarter of the Authority. 
Meeting of the Authority . 


Functions of the Authority . 


Expert and other personnel of the Authority 


Jurisdictions and powers of the Authority . 


CHAPTER III 


REGISTRATION OF SEMEN STATION AND SEMEN BANKS AND CERTIFICATION OF BULLS AND 

TRAINED ARTIFICIAL INSEMINATION WORKERS 


9. 
10 . 


Registration of semen station . 
Registration of semen banks. 
Certification of bulls. 
Certification of bulls for natured service or breeding service. 
Certificate of trained artificial insemination workers. 
Regulation of sale of semen . 
Issue of duplicate certificate . 
Revocation of certificate of registration . 


14 . 


Appeal. 


Power to inspect, search and seizure . 


Maintenance and submission of records. 
Power to give directions. 


706 ( 12 ) 


HERY 


751931, Farid 19 37 2019 


Power to make application to courts for restraining apprehended bovine breeding activities in 
contravention of the Act. 


Penalties 


23. 


Cognizance of offences. 


24 . 


Exemption . 


CHAPTER IV 


MISCELLANEOUS 


25 . 


Report of recognized laboratory. 


26 . 


Local authorities to assist. 


27 . 


Reports. 


28 . 


Experts , officers and officials of the Authority to be public servants. 


29. 


Bar of jurisdiction . 
Protection of action taken in good faith . 


30 . 


ith 


. 


. 


31 . 


Power to make rules. 


Power to remove difficulties. 


HEZEGET 75431 , Frich 19 37 


2019 


706 ( 13 ) 


MADHYA PRADESH ACT 

NO . 16 OF 2019 


THE MADHYA PRADESH GAU - BHAINS VANSH PRAJNAN 

VINIYAMAN ADHINIYAM , 2019 


[Received the assent of the Governor on the 16th August, 2019 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette 

(Extra -ordinary)" , dated the 19th August , 2019.] 


An Act for genetic improvement of bovines by regulating bovine breeding activities including 

use of breeding bulls for production , processing, storage , sale and distribution of bovine 
semen and artificial insemination and any other breeding activity in bovines in the State 
ofMadhya Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto . 

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of 
India as follows : 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1. ( 1) This Act may be called the Madhya Pradesh Gau - Bhains Vansh Prajnan Viniyaman 
Adhiniyam , 2019 . 


Short title , 
extent and 
commencement. 


(2 ) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh 


( 3) It shall come into force on such date , as the State Government may, by notification , 
appoint. 


2 . In this Act, unless the context otherwise requires, - 


Definitions 


" artificial insemination ” means the technique and procedure used for depositing 
liquid or frozen or thawed bovine semen into the mature female reproductive tract 
by artificial means; 


" authoriesd inseminator ” means a veterinarian or veterinary assistant or trained 
artificial insemination worker to be certified by the Authority in such manner as 
may be prescribed ; 


“ Authority ” means Bovine Breeding Authority constituted under section 3 ; 


“ bovine” means any animal of cattle and buffalo group such as cow , cow bull, 
heifer, buffalo , buffalo -bull and buffalo -heifer ; 


" bovine breeder ” means any person or organisation or firm or agency engaged 
in bovine breeding activities ; 


" bovine breeding " means breeding activities in bovines that include the use of 
bovine bulls liquid or frozen or thawed semen or embryos ; . 


" breeding policy ” means the livestock including bovine breeding policy, duly 
notified by the State Government to promote breeding and development of 
livestock specially of bovine in the State; 


" certified bull” means a bovine bull of a specified breed certified by the Authority 
under section 11, which is kept for semen production and meet such standards , 
as may be prescribed ; 


" Chairperson ” means the Chairperson of the Authority ; 


: 


706 ( 14 ) 


HERYGII 115147 , Galia 19 37167 2019 


" embryo ” means an early stage of development (upto blastocyst stage), developed 
in vitro or in vivo as a result of fertilization of bovine female ovum by bovine 
sperms either in fresh or cryopreserved state ; 


" expert” means an expert who fulfils the requirements, as may be specified by 
the Authority ; 


“ State Government ” means the Government of the State of Madhya Pradesh ; 


" misbranded semen ” means semen whose DNA profile does not match with DNA 
profile of the bull mentioned in the record of semen bank or printed on the semen 
straw ; 


" Pedigree " means genealogical information showing the ancestral line (record of 
descent) of the bull or dam ; 


“ premises” means any place, land , yard , building or any other site that is used 
for semen production , processing, storage , transport, distribution , trade or 
utilisation ; 


“ prescribed ” means prescribed by rules made under this Act; 


“ recognised laboratory ” means the National, Regional, State level disease 
diagnostic laboratory or any private and national level laboratory duly authorised 
by the Authority ; 


“ Registrar " means the Registrar of the Authority ; 


“ semen ” means the semen or sexed semen of cow -bull or buffalo - bull in any 
form ; 


" semen bank ” means premises where the bovine semen is stored for trading or 
distribution ; 


“ semen station ” means premises, where a facility is set up for production , 
processing and storage of bovine semen ; 


" services” means any of the bovine breeding services as may be specified by 
the State Government; 


" sub- standard semen ” means semen in any state , fresh or frozen that do not meet 
the standards, as may be prescribed ; 


“ veterinarian ” means a registered veterinary practitioner as defined in the Indian 
Veterinary Council Act , 1984 ( Central Act No . 52 of 1984 ). 


CHAPTER II 
BOVINE BREEDING AUTHORITY 


Constitution of 
the Authority . 


3 .( 1) The State Government shall , by notification in the official Gazette , constitute an 
Authority to be known as the Bovine Breeding Authority . 


(2 ) The Authority shall consist of the following officials , namely : 


Secretary in - charge , Animal Husbandry 
Department. 


Chairperson 


HEZTEGI T945 , frict 19 3710 2019 


706 ( 15 ) 


Director, Animal Husbandry , Madhya Pradesh 


Member 


Member 


Managing Director, Madhya Pradesh State 
Livestock and Poultry Development Corporation . 


d ) 


Member 


Representative (not below the rank of Assistant 
Commissioner ), Department of Animal Husbandry , 
Dairying and Fisheries , Ministry of Agriculture 
and Farmers Welfare, Government of India. 


Member 


Director of Research , or his representative not 
below the rank of Professor or Principal 
Scientist, Veterinary Science University , 
Jabalpur. 


Member 


one eminent veterinarian experienced in semen 
production to be nominated by the State Government. 


Member 


one eminent bovine breeder from the State of 
Madhya Pradesh to be nominated by the State 
Government. 


Registrar 


one veterinarian not below the rank of Deputy 
Director, Department of Animal Husbandry , 
Madhya Pradesh to be nominated by the State 
Government. 


(3) The affairs of the Aurhority shall be managed and administered by the Registrar. 


(4 ) The Authority shall constitute a consultative panel of experts consisting of not exceeding 
nine members. Out of the panel of experts, the Authority shall form a committee of not more 
than three members which shall perform such functions, as may be required by the Authority . 
The members of such committee shall be entitled for such honorarium , travelling allowance and 
daily allowance, as may be prescribed . 


4 . The headquarter of the Authority shall be at Bhopal. 


Headquarter of 
the Authority . 


5. ( 1) The Authority shall meet at such time and place , as the Registrar may determine, in 
consultation with the Chairperson and shall observe such procedure with regard to the transaction 
of its business at such meetings , as may be prescribed . 


Meeting of the 
Authority . 


(2 ) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be four members 
including the Chairperson . 


6 . The functions of the Authority shall be as under : 


. 


Functions of the 
· Authority . 


Euro 


ns of the 


(a) 


to formulate and implement the breeding policy and services in the State of 
Madhya Pradesh ; 
to regulate the production , storage , sale and use of semen or embryos produced 
within or outside the State of Madhya Pradesh or imported from any 
other country ; 
to certify bovine breeding bulls used for production of semen , which meet such 
standards, as may be prescribed ; 
to register semen stations in the State of Madhya Pradesh as per the provisions 
laid down in Chapter III ; 


706 ( 16 ) 


HEYYGT 175147 , farlich 19 3711KI 2019 


( e ) 


to register semen banks in the State of Madhya Pradesh ; 


101 


to certify the trained artificial insemination workers (multipurpose artificial 
insemination technician for rural India , Gousewak , Gopal) for providing bovine 
breeding activities in the State of Madhya Pradesh through such appropriate 
standard and operative procedures as may be prescribed ; 


(g ) 


to perform such other functions concerning bovine breeding, as may be prescribed . 


Expert and other 
personnel of the 
Authority. 


7 . The Authority shall discharge its duties through the staff of Animal Husbandry Department 
and / or Madhya Pradesh Livestock and Poultry Development Corporation . It may also outsource 
or get on deputation such number of officers and experts with such qualification and experience , 
as may be prescribed , if it is considered necessary for the efficient discharge of its functions . 


Jurisdiction and 

the 
Authority. 


8 . (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall have jurisdiction over the 
State of Madhya Pradesh in respect of bovine breeding activities. 


pov 


(2 ) For the discharge of the functions conferred on the Authority under the Act, the Authority 
or any officer empowered by it in this behalf, shall have the power to obtain any required 
information from any semen station , semen bank or related person engaged in bovine breeding 
activities. 


( 3) The Authority shall have the power to give directions requiring any person in - charge of 
any premises, where any activity relating to bovine breeding is carried out or who in its opinion 
is contravening any of the provisions of this Act, or the rules made thereunder, to furnish such 
information and in such form , as may be prescribed . 


CHAPTER III 
REGISTRATION OF SEMEN STATION AND SEMEN BANKS AND CERTIFICATION OF 

BULLS AND TRAINED ARTIFICIAL INSEMINATION WORKERS 


Registration of 
semen station . 


9 . (1 ) On and from the date of commencement of this Act no person , [ including any firm , 
limited liability partnership (LLP) , company, producer company , institution , non -Government 
organisation , breeders association , trust , department of Central or State Government, cooperative 
society or any other agency ] shall establish and operate a semen station for production and storage 
of semen doses for artificial insemination or production and transfer of embryos without obtaining 
a certificate of registration from the Authority . 


(2 ) Any person who desires to establish and operate a new semen station shall make an 
application for registration or renewal in such Form along with such fee, as may be prescribed . 


(3) The existing semen stations shall apply to the Authority for grant of certificate of 
registration in such Form along with such fee , as may be prescribed , within three months from 
the date of commencement of this Act. They shall , also declare the current stock of semen along 
with such other details , as may be required in the prescribed Form . 


(4 ) Applicants intending to set -up a new semen station or for continuing the existing semen 
station, an application Form along with prescribed fee shall be submitted to the Authority , who 
shall issue a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub -section 
(6 ). The provisional certificate of registration shall be valid for a period of one year. It may be 
extended for a period of six months on the request of the applicant, in writing . The Authority 
shall reply within one month about the status of extension . · 


(5 ) For the grant of certificate of registration for a new semen station or the existing semen 
station , the applicant shall make a written request to the Authority for inspection within above 
one year or the extended period of six months, whichever is applicable. The Authority shall , 
thereupon send a committee of experts from the consultative panel for such inspection. 


HEZyggt 1945 , farliga 19 37- 14 


2019 


706 ( 17 ) 


(6 ) The Authority, after satisfying itself that, 


(a ) the semen station , 


(i) 


has premises for the current time of bovine bulls , as may be specified by the 
Authority or the Government of India ; 


has premises for the rearing and housing of bulls and the collection , processing , 
quality control, storage, distribution and quarantine of semen doses , as may 
be specified by the Authority or the Government of India , and 


(iii) 


has premises for the storage of semen doses, as may be specified by the 
Authority or the Government of India ; 


(b ) 


every bull used in the semen station for production of semen doses. --- 


has tested negative to the tests as may be specified by the Authority or the 
Government of India , namely : 


A . 


MUA 


prior to its entry to a quarantine station ; 
during quarantine period at quarantine station ; 
during rearing at a rearing station ; and 
at the semen station ; 


( ii) 


conforms to breed characteristics of the breed and meets the minimum 
standards for various traits in terms of quantity and quality as may be specified 
by the Authority or the Government of India and as modified and notified , 
from time to time. 


( c ) 


the semen station maintains accurate details of the bull , whose semen doses it 
may like to produce , store, sale, distribute or proposes to distribute for artificial 
insemination in such form as may be prescribed , 


shall grant the certificate of registration to a new semen station or the existing 
semen station clearly specifying the name and address of the semen station , 
registration number of the semen station , unique identification number of certified 
bulls to be used for semen production, name of the in - charge of the semen station 
and such terms and conditions, as it may deem fit. 


The certificate of registration granted to semen station under this section shall 
be valid for a period as per Government of India guidelines from the date of 
its issue. 


The semen station shall, in such form along with such fee , as may be prescribed , 
apply for renewal of registration to the Authority at least three months before 
the expiry of certificate of registration . The Authority after satisfying itself that 
the conditions specified in sub - section (6 ) with regard to certificate of registration 
have been adhere to , shall renew the registration for a further period of two years , 
within three months from the date of receipt of application . If the renewal 
certificate is not issued within three months, then the approval shall be deemed 
to have been accorded , unless communicated otherwise . 


Any new bovine bull that meets the standards for semen production shall not be 
inducted in the semen station for semen production without the prior approval 
and necessary certification from the Authority. Death or culling of certified bulls 
shall be informed to the Authority. 


706 ( 18 ) 


HEYYGT 175143 , farliga 19 37167 2019 


( 10 ) 


The Authority may , after giving the applicant an opportunity of being heard and 
for reasons to be recorded in writing , refuse to grant or renew the certificate of 
registration . 


(11) 


The Authority shall send a committee of experts to inspect semen station as and 
when desired , but at least once in a year, to ensure compliance of condition 
specified in the certificate of registration . 


( 12 ) 


The Authority shall appoint an officer for the purpose of Section (3 ) of 
Section 22 . 


Registration of 
semen banks . 


10 . (1) On and from the date of commencement of this Act , no person (including any firm , 
limited liability partnership (LLP ), company, producer company, institution , non -Government 
organisation , breeder s association , trust, department of Central or State Government, co - operative 
society or any other agency ], shall establish and operate a semen bank without obtaining a 
certificate of registration from the Authority. 


(2 ) The certificate of registration referred to in sub - section (1) shall be issued in such manner 
and subject to such conditions , as may be prescribed . 


Certification of 
bulls. 


11 . (1 ) On and from the date of commencement of this Act, no new bulls semen station 
shall carry out semen production from any bovine bull other than those certified by the Authority. 


(2) The bulls shall be certified by the Authority in such manner and subject to such 
conditions, as may be prescribed . 


(3 ) The Authority shall generate an unique identification number for each certified bull and 
it shall be mandatory for the semen stations to take this unique identification number securely 
and permanently to the certified bulls at all times . 


Certification of 
bulls for natural 
service or 
breeding service. 


12 . ( 1) The State Government may , by notification in the official Gazette , require certification 
of breeding bulls used for natural service or breeding service . 


(2) On and from the date publication of the notification under sub -section (1), no person 
[including any firm limited liability partnership (LLP), company, producer company, institution , 
non -Government organisation , breeder s association , trust, department of Central or State 
Government, cooperative society, Village Panchayat or any other agency] shall keep a breeding 
bull to provide natural service or breeding services in any form without getting the bull certified 
and obtaining a certificate of registration from the Authority . 


( 3) The certificate of registration referred to in sub - section (2 ) shall be issued in such manner 
and subject to such conditions as may be prescribed . 


Certificate of 13 . The trained artificial insemination workers shall be certified by the Authority in such 
trained artificial 

tificial manner and subject to such conditions, as may be prescribed . 
insemination 
workers . 


Regulation of 
sale of semen . 


14 . ( 1) None shall sell or distribute or gift or transfer or store or transport the semen or 
embryo to any person other than a person, as may be authorised by the Authority . 


(2 ) No semen or embryo produced outside the State of Madhya Pradesh shall be allowed 
into the State of Madhya Pradesh to be sold , distributed or gifted or stored or transported for 
artificial insemination and transfer except with the prior approval of the Authority to be granted 
in such manner and subject to such conditions as may be prescribed . 


(3) No semen or embryo shall be imported for use in the State of Madhya Pradesh from 
any other country, except with the prior approval of the Authority to be granted in such manner 
and subject to such conditions as may be prescribed . 


FEZYGT 11545 , farlito 19 318 2019 


706 (19) 


15 . In case a certificate of registration or a certificate of renewal issued under this Act is 
defaced , lost or destroyed , the Authority, may upon satisfaction , grant a duplicate certificate to 
the applicant on payment of such fee as may be prescribed . 


Issue of 
duplicate 
certificate . 


on of 


16 . If the Authority is satisfied , either on reference made to it in this behalf or on the basis 
of enquiry report of a committee of experts constituted by the Authority or otherwise , that , 


Reva 
certificate of 
registration . 


(a ) 


the certificate of registration granted by it under this Act to semen station has 
been obtained by misrepresentation of fraud ; or 


(b ) 


the holder of the certificate of registration has, without reasonable cause , failed 
to comply with the terms and conditions subject to which the certificate has been 
granted or has contravened any of the provisions of this Act or has not complied 
with such conditions as may be prescribed , then without prejudice to any other 
proceedings to which the holder of the certificate may be liable under this Act, 
the Authority may , after giving the holder of the certificate of registration an 
opportunity to show cause 


Where under this Act , any conditions have been imposed on any person , while 
granting the certificate of registration or renewal thereof, or under Section 9 , 
and such person has failed to comply with such conditions, the Authority, after 
giving such person opportunity of being heard , revoke the certificate of 
registration or renewal thereof and shall take such steps against such person , 
as may be prescribed ; or 


( ii) 


suspend the certificate of registration or renewal till the holder of the certificate 
complies with all the required conditions to the satisfaction of the Authority ; 
or 


(iii ) 


take an undertaking from the holder of the certificate of registration , to comply 
with the provisions of this Act . 


Appeal. 


17. ( 1) Any person aggrieved by an order of the Authority refusing to grant or renew a 
certificate of registration or revoking or suspending the certificate of registration under the 
provisions of this Act, may file an appeal before the Appellate Authority , who shall be the Minister 
in - charge of the Department of Animal Husbandry, Madhya Pradesh . 


(2) The Appellate Authority shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to 
the applicant, decide the appeal, as expeditiously as possible, but within three months . 


18 . ( 1 ) The Authority or members of the committee of experts or any other officer of the 
State Government not below the rank of Deputy Director, Veterinary Services, authorised by it in 
this behalf, with a view to ensure compliance with the terms and conditions of the certificate of 
registration or any provisions of this Act, or for the purpose of inspection and inquiry, may 


Power to inspect, 
search and 
seizure . 


(a ) 


enter, inspect and cause or conduct search of any premises in which it has reason 
to believe that any activity in contravention of the provisions of this Act is going 
on or there is any contravention of any of the provisions of this Act or rules 
made thereunder or the holder of certificate is doing activities in violation of 
the terms and conditions specified in the certificate of registraion issued under 
this Act; 


(b ) 


collect samples of semen , blood or any other material used in semen production 
from the premises of any semen station and have such samples analysed from 
recognized laboratory . All the stock of the semen which is from uncertified bull 
shall be destroyed immediately and semen processing equipment shall be sealed . 


706 ( 20 ) 


HEZYGT 175431 , Friidi 19 3TT 2019 


(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No . 2 of 1974) relating to 
search and seizure shall, as far as may be, apply to search and seizure under sub -section (1). 


Maintenance and 
submission of 
record . 


19 . ( 1) Every person who holds a certificate of registration under this Act shall maintain 
such books , accounts and records relating to his business transaction in such form , as may be 
prescribed . 


(2 ) Every person who holds a certificate of registration for a semen station or semen bank 
shall submit to the Authority , an annual or at an interval time specified report, in duplicate, in 
respect of the semen station or semen bank in such Form , as may be prescribed and with respect 
to new bulls proposed for certification whose semen is to be put on use in such form as may be 
prescribed . 


Power to give 
directions. 


20 . Notwithstanding anything contained in any other law , but subject to the provisions of 
this Act and to any direction that the State Government may give in this behalf , the Authority 
may, in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue any direction 
in writing to any person , officer , or authority , and such person , officer or authority, as the case 
may be , shall be bound to comply with such directions. The power to issue directions under this 
section shall include the power to direct 


the closure , prohibition or regulation of any operation , process or activity related 
to bovine breeding ; or 


(ii ) 


the stoppage or regulation of supply of electricity , water or any other service. 


Power to make 
application to 
courts for 
restraining 
apprehended 
bovine breeding 
activities in 
contravention of 
the Act. 


21. ( 1) Where it is apprehended by the authority, that any person , firm , company or non 
Government organisation is engaged in the bovine breeding services or trading and supply of semen 
or embryo in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder, the Authority 
or any officer authorised by it, may file a complaint in the court of Judicial Magistrate First Class 
for restraining the said person from carrying out the said activity. 


(2 ) On receipt of an application under sub - section ( 1), the court may pass an order restraining 
any such person , to carry out the said activity or give such directions or pass such order, as it 
may deem fit . 


Penalties 


22 . ( 1) Any person who contravenes or violates any provisions of this act or rules made 
thereunder, shall be punishable with a fine up to one lakh rupees or with rigorous imprisonment 
up to one year or both . 


(2) The fine so imposed , may be recovered from the person concerned as arrears of land 
revenue. 


Cognizance of 
offences. 


23. (1 ) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint 
made by the Authority or any officer authorised by it in this behalf . 


( 2 ) No court inferior to that of a Judicial Magistrate First Class shall try any offence 
punishable under this Act. 


(3 ) No prosecution for offences punishable under this Act shall be instituted except with 
the prior sanction of an officer authorised in this behalf by the authority. 


Exemption 


24 . If , in the opinion of the State Government, it is in the public interest to grant exemption 
in certain cases from the provision of this act or the rules made thereunder, it may do so by 
issuing a notification in the official Gazette . 


Hezyggt 11947 , Fri 19 37 


2019 


706 (21) 


CHAPTER IV 


MISCELLANEOUS 


25 . Any document purporting to be a report duly issued by a recognised laboratory may be 
used as evidence of the facts stated therein in any proceedings under this Act. 


Report of 
recognized 
laboratory 
Local Authorities 
to assist . 


26 . All local authorities shall render such help and assistance and furnish such information 
to the Authority , as it may require for discharge of its functions and shall make available for 
inspection and examination of search records or documents, as may be necessary. 


Reports 


27 . The Authority shall furnish to the State Government search reports, statistics and other 
information with respect to its funds, activities and policies as required by the State Government, 
from time to time. 


28 . All experts, Officers and officials of the Authority, when acting or purporting to act in 
pursuance of any of the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be deemed to 
be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (No. 45 of 1860 ). 


Experts , officers 
and officials of 
the Authority to 
be public 
servants . 
Bar of 
jurisdiction . 


29 . No civil court shall have any jurisdiction in any matter in respect of which the State 
Government or any other person or Authority is empowered by this Act to take cognizance . 


... 30 . No suit or other legal proceedings shall lie against any member, officer or officials of 
the Authority in respect of anything which is in good faith and public interest done or intended 
to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder. 


Protection of 
action taken in 
good faith . 


31. ( 1) The State Government may, by notification in the official Gazette , make rules for 
carrying out the provisions of this Act. 


Power to make 
rules . 


(2 ) Every rule made under this Act shall, as soon as may be after it is made , be laid before 
the State Legislative Assembly. 


Power to remove 
difficulties. 


32 . (1 ) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State 
Government may, by an order published in the official Gazette, make such provisions not 
inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the 
difficulty . 


(2 ) The State Government may issue such guidelines to the Authority as it deems fit for 
the purpose of implementation of the provisions of this Act . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


